रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /98 


REGD. NO . D . L. - 33004/ 98 


सम्पपाज 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - ठप - खण ( II ) 
PART II - Section 3 - Sub -tection (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 675 ] 
No. 675 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 13, 1998 / आश्विन 21, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13 , 1998 /ASVINA 21 , 1920 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
( केनीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 अक्तूबर , 1998 


आय- कर 
का . आ . 902( अ ). -- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 80 ( छछ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए आय- कर मियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( उन्नीसवाँ संशोधन ) नियम , 1998 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आयकर नियम, 1962 में नियम 11 कक के पश्चात् निम्नलिखित नियम 11ख अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" नियम 11ख - धारा 80 छछ के अधीन कटौती को अनुज्ञात करने के लिए शत : 

किसी निर्धारिती द्वारा उसके स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए उसके अधिभोग में किसी सुसजित या आसुसज्जित बास सुविधा के भाड़े के 
संदाय के लिए उपगत किसी व्यय की बाबत धारा 80 छछ के अधीन अनुज्ञात की जाने वाली कटौती इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी कि 
निर्धारिती प्ररूप संख्या 10 ख क में घोषणा फाइल करता है । " 

3. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में , प्ररूप सं. 10ख के पश्चात् निम्मलिखित " प्ररूप संख्या 10ख क " अन्तःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

" प्ररूप सं . 10 खक 

( नियम 11 ख देखिए ) 
धारा 80 छछ के अधीन कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली घोषणा 
म / हम - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - 

(निर्धारिती का नाम, स्थायी लेखा संख्या सहित ) 
2703 GI/98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)]] 


इसके द्वारा पोषणा करता है/ करते हैं कि - - --- - - - - - पूर्व पर्व के दौरान मेरे/ हमारे स्वयं के निवास के प्रपोजन के लिए - -- - - 
- ----- - - - - - -- - मास की अवधि से परिसर अधिभोग में थी और --- -- - - -- - - रुपए नकद/क्रास चैक, बैंक ड्राफ्ट का संदाय भा के 
( परिसर का पूरा पता ) 
संदाय के रूप में श्री/कुमारी/ मैसर्स -- -- - - - 

- -- -- - - - - - -- - - को किया था । 


( भूस्वामी का नाम और पूरा पता ) 


यह और प्रमाणित किया जाता है कि कोई अन्य वास सुविधा, 
( क ) मेरे/मेरी पत्नी /पति/मेरे अवस्य बालकामेरे कुटुम्ब (निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में ) - - -- - - - - - - -- पर 

स्थित जहां मैं / साधारण रूप से निवास करते हैं/ कार्यालय या नियोजन के कर्तव्य निर्वहन करते हैं कारबार अथवा वृत्ति चलाते हैं , या 
( ख ) मेरे/हमारे किसी अन्य स्थान पर जो मेरे अभिभोग में वास सुविधा है मूल्य धारा 23 ( 2) ( क ) (i) या धारा 23 ( 2) ( ख ) के अधीन 

अवधारित की है, 
स्वामित्वाधीन नहीं है । " 

[ अधिसूचना सं 10722/ फा. सं. 142/ 47 /98 - टीपीएल ] 

सुनीति श्रीवास्तका, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना का . आ. सं . 969 ( अ ), 26 - 03 - 1962 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें अन्तिम संशोधन का. आ . सं. 

897 ( अ ), दिनांक 12 - 10 - 98 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th October, 1998 

INCOME- TAX 
S . O . 902 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 80GG of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rule further to amend the Income- tax Rule , 1962, namely : 
1. (1 ) These rules may becalled the Income-tax ( Ninteenth Amendment ) Rules, 1998; 

(2 ) They shall come into force on their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Income tax rules, 1962 , the following rule 11B shall be inserted after rule 11AA ; namely — 
" RULE 11B- CONDITIONS FOR ALLOWANCE FOR DEDUCTION UNDER SECTION 80GG. 

The deduction to be allowed under section 80GG in respect of any expenditure incurred by an assessor towards pay 
ment of rent for any furnished or un -furnishod accommodation occupied by him for the purposes of his own residence sball be 
allowed subject to the condition that the assessoc files the declaration in Form No. 10BA ." 

3 . In Appendix II to the Income- tax Rules , 1962, after form no . 10 B , following " FORM NO . 10BA " shall be 
inserted, namely : - - 

" FORM NO . 10BA 

( See rule 11B ) 
DECLARATION TO BE FILED BY THE AŞŞESSEE CLAIMING DEDUCTION U /S 80GG 
I/WC 

(Name of the assessed with permanent account number ) 
do hereby certify that during the previous year................. I/ We had occupied the premise............... 
( full address of the premise ) for the purpose of my/our own residence for a period of ... ............. 

.. ................ months and have paid 


. 


. . 


. . . . . . . . 


. . . 


. . . . . . 


. . 


. . . . . . . . . . . 


. 


. . . 


. . 


. . . । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


" 


. . . . . . . . 


. . . . 


. . . . 


11 . 


[ YT II - 


N 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


T . 


4 . + + I441441 


+ IE + IT + 


Rs. .. 

..... ... in cash / through crossed cheque, bank draft towards payment of rent to 
Shri/Ms./M /s. 

............(name and complete address of the landlord ). 
It is further certified that no other residential accommodation is owned by : 
(a ) me/my spouse /my minor child our family (in case the assessee is HUF), at........ 

..... ..where I 
wc ordinarily reside/perfom duties of office or employment or carry on business or profession , or 
me/us at any other place, being accommodation in my occupation , the value of which is to be determined u /s 
23 (2 )(a) ( i) or w /s 23 ( 2 ) ( b )." 

[Notification No . 10722/ F . No. 142 /47 / 98 - TPL ] 

SUNITI SRIVASTAVA , Under Secy . 
Note : The principal rules were published vide notification No. S .O . 969 (E ), dated 26 -3 - 1962 and were last amended vide 

notification No . S .O . 897 (E ), dated 12 - 10 -98 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prote, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Dolhi- 110054 — 1998. 


